सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 अग्रहायण , 1943 ( श ० ) 
30 नवम्बर , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -585 राँची , मंगलवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
8 अक्टूबर , 2021 


संख्या -1 / सी0-211 / 2016 का०-6407 -- डॉ ० शैलेश कुमार चौरसिया , भा.प्र.से. ( MN - 2007 ) , परिवहन 
आयुक्त , झारखण्ड की अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 17.10.2021 को समाप्त होने के 
कारण उनके अनुरोध पर दिनांक 18.10.2021 के प्रभाव से पैतृक संवर्ग मणिपुर में योगदान करने 
हेतु विरमित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 585 -- 50 


